सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


10 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 380 राँची, मंगलवार , 


30 अप्रैल , 2019 ( ई ० ) 


- 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


अधिसूचना 
26 अप्रैल , 2019 ई ० | 


संख्याः 12/ पद०-01-02/ 2016 का ० 3375-- झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-789 
दिनांक -09.04.2019 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1808 दिनांक -27.02.2019, 1877 
दिनांक-28.02.2019 एवं 2412 दिनांक-18.03.2019 द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 
निम्नांकित पदाधिकारियों की झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची में की गई प्रतिनियुक्ति को समाप्त 
किया जाता है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 30 अप्रैल, 2019 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम 


विभाग का नाम 


1 


श्री कृष्णा प्रसाद गृप्ता, प्रधान आप्त सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 


झारखण्ड, राँची 


2 


श्री महेश कुमार राव, प्रधान आप्त सचिव 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची ( प्रतिनियुक्त- राज्य पुलिस 
शिकायत प्राधिकार ) 


3 


श्री रामाशीष कुमार, प्रधान आप्त सचिव 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , राँची 


4 


श्री कमलेश कुमार , आप्त सचिव 


अजजा०, अजा०, अल्पसंख्यक एवं पिछडा 
वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, 

राँची 
( प्रतिनियुक्त राज्य अल्पसंख्यक कल्याण 
आयोग, झारखण्ड, राँची ) 


5 


श्री रामवरण पासवान , आप्त सचिव 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 


झारखण्ड, 


राँची । 


2 . 


उपर वर्णित सभी पदाधिकारी अपने- अपने प्रशासी विभाग/ प्रतिनियुक्ति कार्यालय में योगदान 
करना सुनिश्चित करेंगे । 


3 . 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय त्रिवेदी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 380 50 


